VAR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 पौष , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 119 राँची, सोमवार , 


11 फरवरी , 2019 ( ई ० ) 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


अधिसूचना 
27 जनवरी , 2019 


, 


संख्या-01/ स्था ० 2-01/ 2015/ 350-- विभागीय संकल्प संख्या-4552 दिनांक 05 दिसम्बर , 2018 द्वारा 
राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 
को स्थानान्तरित किया जा चुका है । उक्त के आलोक में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , देवघर के 
पद पर पदस्थापित श्री मोहन चाँद मुकिम द्वारा विभागीय मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया है । 
श्री मुकिम दिनांक 31 जनवरी , 2019 को सेवानिवृत हो रहे हैं । 

उक्त के आलोक में श्री मोहन चाँद मुकिम, झारखण्ड शिक्षा सेवा ( सम्प्रति पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में ) को उप निदेशक , माध्यमिक शिक्षा निदेशालय , झारखण्ड, राँची के पद पर अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


श्याम नारायण राम , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 119 -- 50 


